HOM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 499 राँची, बुधवार , 


26 जून , 2019 ( ई० ) 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
19 जून , 2019 ई ० | 


संख्या -13/ पी1-8002/2013 ( खण्ड )- 3206/ सी ०,-- श्री इंद्रजीत महाथा , भा ० पु ० से ० 
(2009), पुलिस अधीक्षक, पलामू को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
अधीक्षक , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13/ पी1-8002/ 2013 ( खण्ड )- 3207/ सी ०,-- श्री कार्तिक एस ०, भा ०पु ० से ० 
( 2010), पुलिस अधीक्षक (मुख्यमंत्री सुरक्षा), विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित 
करते 

हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, सरायकेला- खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 26 जून , 2019 
संख्या-13/ पी1-8002/ 2013 ( खण्ड)- 3208/ सी ०,-- श्री अजय लिण्डा, भा ० पु ० से ० 
( 2008 ), पुलिस अधीक्षक , जे०ए० पी ० टी ० सी ०, पद्मा, हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/ पी1-8002/ 2013 ( खण्ड )- 3209/ सी ०, -- श्री चन्दन कुमार झा , भा ०पु ० से ० 
( 2011), पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/ पी1-8002/ 2013 ( खण्ड)- 3210/ सी ०, -- श्री चन्दन कुमार सिन्हा, भा ० पु ० से ०, 
पुलिस अधीक्षक , सरायकेला- खरसावाँ को स्थानान्तरित करते हुए अगले नियमित पदस्थापन 
तक पुलिस मुख्यालय , झारखण्ड, राँची में योगदान देने का निदेश दिया जाता है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश 
सरकार के अवर सचिव । 


कुमार सिन्हा, 


, 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 499 -- 


50 


